पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग /09/ 2012- 2015 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 
जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30 - 5- 2001. " 


MORE 


मन्यमावत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 404 ] 


रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 - आषाढ़ 25, शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 138 / 2019/18. - छ . ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार , नगर पंचायत बस्तर , जिला - बस्तर के वार्डों का 
विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है : 


1. 


बस्तर नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की 
सीमा निर्धारित करता है । 


- 


- 


- 


- 


- - 


808 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा । 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


वार्ड का नाम 
कस्तुरबा गांधी वार्ड 
महात्मा गांधी वार्ड 
भैरव बाबा वार्ड 
डॉ . राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 
महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 
भगत सिंह वार्ड 
महादेव वार्ड 
प्रवीरचन्द्र भंजदेव वार्ड 
इंदिरा वार्ड 
माता गंगादई वार्ड 

अंबेडकर वार्ड 
| लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 
शिवाजी वार्ड 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 
सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 


11 . . 


13 


14 


15 


____ बस्तर नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक - 01 कस्तुरबा गांधी वार्ड 


उत्तर में 


पूर्व में 


और कलार तराईपारा एवं 


दक्षिण में - 


नगर पंचायत के उत्तर पश्चिम सीमा के ग्राम बालेंगा एवं भोण्ड की त्रिकुटी से पूर्व की 

ओर एन. एच. 30 - 276 / 2 मील पत्थर के पास तक । 
एन.एच. 30 - 276 / 2 मील पत्थर के पास से दक्षिण की ओर कलार तराईपारा एवं 
मांझीपारा पूर्व सीमा से होते हुए एन एच 30 - 279 / 6 मील पत्थर के पास तक । 
एन. एच. 30 - 279 / 6 मील पत्थर के पास केनाल से पश्चिम की ओर होते हुए खसरा 
क्र 267, 139 / 1 के पास घोडाबहार नाला तक एवं नाला के बहाव के ओर ग्राम भोण्ड 
एवं नगर पंचायत बस्तर की सीमा तक । 
ग्राम भोण्ड एवं नगर पंचायत बस्तर सीमा को मिलाते हुए ग्राम भोण्ड एवं बालेंगा की 
सीमा त्रिकुटी तक । 


एन. 30- 279 / 6 मील पत्थरएन एच 30-279 / 6 मील 


पश्चिम में 


वार्ड क्रमांक - 02 महात्मा गांधी वार्ड 


उत्तर में 


पूर्व में 


ग्राम भोण्ड एवं नगर पंचायत बस्तर के सरहद से पूर्व की ओर घोडा बहार नाला होते 
हुये खसरा क्र 139 / 1, 267 होते हुये एन. एच. - 30 - 279 / 6 के मील पत्थर तक । 
एन. एच. 30 के मील पत्थर 279 / 6 के पास से दक्षिण की ओर बुनकर सहकारी समिति 
के पास नाईकगुडा जाने वाली मार्ग के तिरहा तक तथा तिराहा से जमुनाबाई तथा श्री 
शशिधर पाण्डे के घर होते हुए चोकर पहुंच मार्ग में नगर पंचायत बस्तर व ग्राम 
भाटपाल सरहद तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


• 808 ( 1 ) 


दक्षिण में - 


पश्चिम में 


चोकर पहुँच मार्ग में नगर पंचायत बस्तर एवं ग्राम भाटपाल के सरहद होते हुये ग्राम 
भोण्ड एवं भाटपाल की त्रिकुटी तक । 
ग्राम भाटापाल एवं ग्राम भोण्ड की त्रिकुटी से ग्राम भोण्ड एवं नगर पंचायत बस्तर के 
सरहद होते हुए घोडाबहार नाला तक । 


वार्ड क्रमांक – 03 भैरव बाबा वार्ड 


उत्तर में 


पूर्व में 


श्रीमती जमुनाबाई के घर के पास तिराहा से बुनकर सहकारी समिति पास से 
नाईकगुडा पारा जाने वाली मार्ग होते हुए एन . एच. 30 तिराहा तक । 
बुनकर सहकारी समिति से नाईकगुडा पारा जाने वाली मार्ग एवं एन .एच. 30 के मिलान 
बिन्दू तिराहा से एन. एच. 30 होते हुये दक्षिण पूर्व की ओर नगर पंचायत बस्तर के मुख्य ... 
चौक तक । 
एन.एच. 30 नगर पंचायत बस्तर के मुख्य चौक से पश्चिम की ओर चोकर मार्ग में श्री 
शशिधर पाण्डे के मकान के पास चौराह तक । 
श्री शशिधर पाण्डे के मकान के पास चौराहा से श्रीमती जमुनाबाई के मकान के पास 
तिराहा तक । 


दक्षिण 


पश्चिम में 


वार्ड क्रमांक - 04 डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 


उत्तर में श्रीमती ज्ञानमति देवी के घर के पास चौराहा से चोकर जाने वाली मार्ग से पूर्व की ओर 

से एन . एच. 30 के मुख्य चौक में अनिल परिहार के दुकान काम्पलेक्स तक । 
पूर्व में एन. एच. 30 के मुख्य चौक में अनिल परिहार के दुकान काम्पलेक्स से एन. एच. 30 में 

जगदलपुर जाने वाली मार्ग में घोडा बहार नाला नुलिया तक । 
दक्षिण में एन. एच. 30 घोडा बहार नाला पुलिया से नाला होते हुए ग्राम चोकर मार्ग के मिलान 

बिन्दु में घोडाबहार नाला पुल तक । 
पश्चिम में , चोकर मार्ग में घोडाबहार नाला पुल से चोकर मार्ग में उत्तर पश्चिम होते हुये 

श्रीमती ज्ञानमती देवी घर के पास चौराहा तक । 


वार्ड क्रमांक – 05 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड 


उत्तर में - 


पूर्व 


दक्षिण में 


नगर पंचायत बस्तर से चोकर मार्ग में घोडा बहार नाला पूल से नाला के बहाव के 
विपरित दिशा होते हुए एन. एच. 30 में घोडा बहार नाला पुल तक । 
एन.एच. 30 में घोडाबहार नाला पुलिया से एन०एच 30 में दक्षिण दिशा से होते हुए 
देउरगाँव पारा चौक से टाकरागुडा मार्ग में टाकरागुडा एवं बस्तर सरहद तक । 
टाकरागुडा मार्ग में नगर पंचायत बस्तर एवं ग्राम टाकरागुडा के सरहद होते हुये 
पश्चिम दिशा की ओर चोकर मार्ग में ग्राम भाटपाल एवं भोण्ड त्रिकुटी तक । 
ग्राम भाटपाल एवं भोण्ड की त्रिकुटी से चोकर मार्ग में उत्तर की ओर घोडाबहार नाला 
पुल तक । 


पश्चिम में 


वार्ड क्रमांक – 06 भगत सिंह वार्ड 


उत्तर में - 


पूर्व में 


एन.एच. 30 में घोडाबहार नाला पुलिया से पूर्व की ओर नाला होते हुये हुए भालुगुडा 
पारा एवं कोलियापारा के मध्य में शमशान घाट तक । 
भालुगुडा पारा एवं कोलियापारा के मध्य में शमशान घाट से खसरा नं . 821 / 116 होते 
हुए करलाकोंटा मार्ग में परचनपाल की ओर जाने वाली कच्चे मार्ग में होते हुये 
टाकरागुडा एवं नगर पंचायत बस्तर के सरहद तक । 


808 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


। 


दक्षिण में 


. 


. . . पारव 


पश्चिम में - 


ग्राम परचनपाल जाने वाली कच्चे मार्ग में टाकरागुडा व नगर पंचायत बस्तर सरहद से 
पश्चिम की ओर चलते हुए टाकरागुडा मार्ग तक । 
नगर पंचायत बस्तर व टाकरागुडा सरहद में टाकरागुडा जाने वाली मार्ग में उत्तर की 

ओर होते हुये एन. एच. 30 में देऊरगाँव चौक तक तथा देऊरगाँव चौक से होते हुए एन . 
एच. 30 में रायपुर की ओर घोडाबहार नाला पुलिया तक 


वार्ड क्रमांक - 07 महादेव वार्ड 


उत्तर में - 


पूर्व में 


भरवांपदर से नवागुडा की ओर जाने वाली मार्ग में घोडा बहार नाला पुलिया से 
नवागुड़ा की ओर जाते हुए नवागुडा चौक से ग्राम बकावण्ड की ओर जाने वाली मार्ग 
एवं बकावण्ड मार्ग के मिलाने बिन्दु तिराहा होते हुये बकावण्ड मार्ग में नगर पंचायत 
बस्तर तथा बेलगुडा सरहद तक । 
बकावण्ड मार्ग में नगर पंचायत बस्तर की सरहद तथा बेलगुडा सरहद के पूर्वी सीमा में 
चलते हुए नगर पंचायत के पूर्व एवं दक्षिण सीमा के अन्तिम मिलान बिन्दु मोंगरापाल व 
टाकरागुडा के त्रिकुटी तक । 
नगर पंचायत के पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु मोंगरापाल व टाकरागुडा के 
त्रिकुटी से नगर के दक्षिणी सीमा में चलते हुए परचनपाल की ओर जाने वाले कच्चे 
मार्ग तक । 
नगर के दक्षिणी सीमा मे परचनपाल जाने वाली कच्चे मार्ग में टाकरागुडा सरहद से 
उत्तर की ओर करलाकोण्टा मार्ग को होते हुए खसरा क्रमांक 821 / 116 से होते हुए 
भालुगुडा एवं कोलियापारा के मध्य शमशान घाट होते हुए भरवांपदर से नवागुडा की 
ओर जाने वाली मार्ग में घोडा बहार नाला पुलिया तक । 


दक्षिण में 


पश्चिम में 


वार्ड क्रमांक – 08 प्रवीर चंद भंजदेव वार्ड 


उत्तर में - 


पूर्व में 
दक्षिण में 


बेसरापाल जाने वाली मार्ग में बेसरापाल एवं नगर पंचायत बस्तर सरहद होते हुए पूर्व 
की ओर रिजर्व फारेस्ट सरहद तक । 
रिजर्व फारेस्ट सरहद से बेलगुडा एवं नगर पंचायत सरहद होते हुए बकावण्ड मार्ग 
तक । 
बेलगुडा एवं नगर पंचायत सरहद से बकावण्ड मार्ग में पश्चिम की ओर होते हुए 
नवागुडा एवं बकावन्ड मार्ग के मिलान बिन्दु तिराहा से दक्षिण की ओर होते हुए 
नवागडा चौराहा तक तथा चौराहा से भरवांपदर मार्ग होते हुये बकावण्ड मार्ग मिलान 


बिन्दु तिराहाला तक तथा चौका मिलान बिन्द मार्ग 


पश्चिम में 


भरवांपदर मार्ग में बकावण्ड मार्ग मिलान बिन्दु तिराहा से बेसरापाल जाने वाली मार्ग में 
बेसरापाल एवं नगर पंचायत बस्तर की सरहद तक । 


वार्ड क्रमांक – 09 इन्दिरा वार्ड 


उत्तर में 


कारीतराई पारा, रेटावण्ड ग्राम मार्ग में शमशान घाट के नजदीक पुलिया से खसरा 
क्रमांक 211, 222, 223, 224, 227, 228, 229 , 233, 686 , 687, 688, 689 लेते हुए 
निजर्व फारेस्ट के दक्षिणी सीमा पर चलते हुए रिजर्व फारेस्ट की सीमा एवं बेसरापाल 
मार्ग के मिलान बिन्दु के पास फारेस्ट मुनारा तक । 
रिजर्व फारेस्ट सीमा एवं बेसरापाल मार्ग के मिलान विन्दु फारेस्ट मुनारा से भरवांपदर मे 
बेसरापाल मार्ग एवं बकावण्ड मार्ग के मिलान बिन्दु तिराहा तक । 


पूर्व में 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


___ 808 ( 3 ) 


. 


दक्षिण में - भरवांपदर में बेसरापाल एवं बकावण्ड मार्ग मिलान बिन्दु (तिराहा) से बकावण्ड मार्ग में 

पूर्व से पश्चिम की ओर होते हुए रेटावण्ड मार्ग एवं बकावण्ड मार्ग के मिलान बिन्दु 

तिराह तक । 
पश्चिम में - बकावण्ड मार्ग एवं रेटावण्ड मार्ग के मिलान बिन्दु (तिराहा) से रेडावण्ड मार्ग में 

कारीतरईपारा के शमशान घाट के नजदीक पुलिया खसरा क्रमांक 211 तक । 


वार्ड क्रमांक - 10 माता गंगादई वार्ड 


उत्तर में 


पूर्व में 


एन.एच. 30 एवं पुजारीपारा मार्ग के मिलान बिन्दु एस. बी . आई. बैंक के पास तिराहा से । 
पुजारीपारा एवं बकावण्ड मार्ग के मिलान बिन्दु तिराहा तक तथा बकावण्ड रोड से 
भरवापदर नवागुड़ा मार्ग तिराहा तक । 
बकावण्ड रोड एवं भरवांपदर से नवागुड़ा जाने वाले मार्ग के तिराहे से घोड़ाबाहार नाला 
पुलिया तक । 
घोड़ा बहार नाला पुलिया से नाला में पश्चिम की ओर होते हुए एन. एच. 30 में .. 
घोड़ाबहार नाला के पुलिया तक । 
एन. एच. 30 में घोड़ा बहार नाला पुलिया से एन. एच. 30 होते हुये पुजारीपारा जाने वाले 
मार्ग में एस. बी . आई. बैंक के पास तिराहा तक । 


दक्षिण में 


पश्चिम में 


वार्ड क्रमांक – 11 अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर में - भाटीपारा चौक से बकावण्ड मार्ग में होते हुए बकावण्ड मार्ग एवं पुजारीपारा मार्ग के 

मिलान बिन्दु तिराहा तक । 
पूर्व में बकावण्ड मार्ग एवं पुजारीपारा मार्ग के मिलान बिन्दु (तिराहा) से पुजारीपारा मार्ग में पूर्वी 

दक्षिण की ओर चलते हुए माता गंगादई मंदिर कि ओर जाने वाले मार्ग में अंतुराम 

कश्यप के मकान के सामने तिराहा तक । 
दक्षिण में माता गंगादई मार्ग में अंतुराम कश्यप के मकान के पास तिराहा से पश्चिम की ओर 

चलते हुये भोण्ड तरई तालाब के पास तिराहा तक । 
पश्चिम में - भोण्ड तरई तालाब के पास तिराहा से सप्ताहिक बाजार होते हुए भाटीपारा चौक तक । 


वार्ड क्रमांक – 12 लाल बहादूर शास्त्री वार्ड 


उत्तर में - 


पूर्व में 
दक्षिण में 


एन .एच. 30 में टिकमचंद साहु के मकान से भाटीपारा की ओर जाने वाली सी0सी0 
सड़क से होते हुए भाटीपारा चौक तक । 
भाटीपारा चौक से साप्ताहिक बाजार होते हए भोण्ड तराई तालाब के पास तिराहा तक । 
भोण्ड तराई तालाब के पास तिराहा से एन. एच. 30 में हुसैन के मकान के पास तिराहा 
तकं । 
एन.एच. 30 में हुसैन के मकान के पास तिराहा से एन . एच. 30 होते हुये श्री टिकम चंद 
साहू के मकान तक । 


पश्चिम में 


उत्तर में 


वार्ड क्रमांक - 13 शिवाजी वार्ड 
एन. एच. 30 से बागबहार की ओर जाने वाली मार्ग तिराहा से आंगन बाड़ी के पास से 
बागबहार प्राथमिक शाला स्कूल की ओर जाने वाली मार्ग से होते हुए भानसागर 
जलाशय के किनारे – किनारे खसरा क्रमांक 160 , 248 , 249 , 250, 251 , 166 , एवं 167 
होते हुए रेटावण्ड मार्ग तक । 
खसरा क्रमांक 167 एवं रेटावण्ड मार्ग के मिलान बिन्दु से दक्षिण की ओर रेटावण्ड एवं 
बकावण्ड मार्ग के मिलान बिन्दु (तिराहा ) तक । 


पूर्व में 


808 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


दक्षिण में - रेटावण्ड एवं बकावण्ड मार्ग के मिलान विन्दु तिराहा से पश्चिम की ओर भाटीपारा चौक 

होते हुए मेला परिसर को पार कर सी0 सी0 सड़क से पुलिस चौकी के सामने एन. .. 

. एच. 30 में श्री टिकमचंद साहु के मकान के पास तिराहा तक । 
पश्चिम में - एन . एच. 30 में टिकमचंद साहु के मकान के पास तिराहा से एन. एच. 30 में रायपुर की 

ओर चलते हुए बाग बहार जाने वाली मार्ग तिराहा तक । 


वार्ड क्रमांक - 14 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 


उत्तर में 


पूर्व में 


एन. एच. 30 के 276 / 2 मील पत्थर के पास से बस्तर एवं बालेंगा सरहद में पूर्व की 
ओर नवागुड़ा पहुँच मार्ग तक । 
बस्तर एवं बालेंगा सरहद नवागुड़ा पहुँच मार्ग से दक्षिण की ओर मातलीपारा से । 
कारीतरई पारा जाने वाली मार्ग में मातलीपारा तिराहा तक । 
कारीतरई जानी वाली मार्ग के मातलीपारा तिराहा से बागबहार प्रा . शा . एवं आंगनबाड़ी . 
के सामने से होते हुए एन. एच. 30 में बागबहार तिराहा तक । 
एन. एच. 30 में बागबहार तिराहा से एन. एच. 30 के 276 / 2 मील पत्थर के पास बस्तर 
एवं बालेंगा सरहद तक । 


दक्षिण में 


पश्चिम में - 


वार्ड क्रमांक – 15 सुभाषचंद्र बोस वार्ड 


उत्तर में बस्तर एवं बालेंगा सरहद में नवागुड़ा मार्ग से रेटावण्ड सरहद होते हुए बस्तर से 

बेसरापाल जाने वाली मार्ग तक । 
पूर्व में बस्तर से बेसरापाल जाने वाली मार्ग में बेसरापाल सरहद से दक्षिण कि ओर बेसरापाल . 

मार्ग पर रिजर्व फारेस्ट मुनारा तक । 
दक्षिण में बेसरापाल मार्ग में रिजर्व फारेस्ट मुनारा खसरा क्रमांक 686 , 233, 229, 227, 224, 

222, 211, की ओर चलते हुये पुलिया तक तथा पुलिया से रेटावण्ड मार्ग से दक्षिण की . 
ओर खसरा क्रमांक 167 , 166, 251, 250, 249 , 248, 160 उत्तर की ओर भानसागर 

जलाशय के किनारे होते हुए प्राथमिक शाला बागबहार तक । 
पश्चिम में - प्रा. शा . बागबहार से मातलीपारा तिराहा होते हुए नवागुड़ा मार्ग में नगर पंचायत बस्तर 

एवं ग्राम बालेंगा सरहद तक । 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप सचिव. 


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ - 1 - 138 / 2019 / 18. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के 
अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 1 - 138 / 2019 / 18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी 
अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप सचिव . 


THE 19143 , faalich . 16 JM 


2019 


808 ( 5 ) 


Nava Raipur Atal Nagar the 12th July 2019 


NOTIFICATION 


No. F - 1 - 138 / 2019 / 18 . - In exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of 
section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government 
hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Bastar, Distt. Bastar as per 
schedule given Below : 


1 . 


- 


Divides Nagar Panchayat Bastar into 15 wards and described the limits of each ward 
as shown in schedule . 
Notified that one councilor shall be elected from each such ward . 


SCHEDULE 


S .No. of ward 


Name of the ward 
KASHTURBA GANDHI WARD 
MAHATMA GANDHI WARD 
BHAIRAV BABA WARD 


. 


9 . 
10 
11 
12 
13 : 
14 . 
15 


DR .RAJENDRA PRASAD WARD 
MAHARANI LAXMI BAIWARD 
BHAGAT SINGH WARD 
MAHADEV WARD 
PRVEER CHAND BHANJ DEV WARD 
INDIRA WARD 
MATA GANGA DAIWARD 
AMBEDKAR WARD 
LAL BAHADUR SHASTRI WARD 
SHIVA JI WARD 
SHYAMA PRASAD MUKHARJI WARD 
SUBHASH CHANDRA BOSE WARD 


Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Bastar . 


WARD NO . 1- KASTURBA GANDHI WARD 


NORTH - 


EAST 


. 


Toward the east of trikuti of Nagar Panchayat at village blenga & village 
Bhond s north west border near the mile stone of NH - 30 ,276 /2 . 
Via NH -30 , 276 /2 milestone to wards the south of kalartariai para and via the 
east Border of majhipara upto the milestone of NH - 30 - 279 /6 . 
From the canal near the milestone NH _ 30 , 279 / 6 towards the west upto the 
Ghodabahar nala near the khasara NO - 267 , 139 / 1 . 
from adjoing border of Nagar Panchayat Bastar & Bhond upto trikuti border of 
village Balenga . 


SOUTH : 


WEST 


- 


808 ( 6 ) 


SITHIC 275147 , fari 16 


al 2019 


WARD NO . 2 -MAHATMA GANDHI WARD 


NORTH - 


EAST 


SOUTH - 


From the border of village Bhonds and Nagar Panchyat to east via khasara no . 
139 / 1, 267 near Ghoda bahar nala up to stone near canal of NH - 30 - 27976 
Towards south of 27976 milestone of NH - 30 Bunkar sahakari samiti upto the 
three road junnction approaching to naikeguda . 
From the NH -30 , Three road junction approaching towards Naikeguda via the 
house of and approaching road of village Choker upto the end of town, 
border of Nagar Panchayat Bastar and village Bhatpal . 
From the border of village Bhatpal & Nagar Panchayat Bastar, approaching 
road to choker via village Bhond and Chokers trikuti towards north Bhonds 
border upto Ghodabahar nala . 


WEST 


. 


WARD NO . 3 -BHAIRAV BABA WARD 


NORTH - 


EAST 


From House of Smt. Jamuna bai via bunker sahkari samiti approaching road of 
Naik guda upto three road junction NH - 30 . 
From bunker sahakari samiti approaching road and from the adjoining point of 
NH - 30 Three road junction upto the main junction of NH -30 . 
From the maintain junction of NH - 30 approaching road of village Chokar upto 
the main junction house of Shri Shashidhar Pandey . 
From the main junction near the Shri Shashidhar Pandey s house upto the three 
road junction at Smt. Jamunabai s house . 


SOUTH . 


WEST - 


WARD NO . 4 - DR . RAJENDRA PRASAD WARD 


NORTH - From four road junction near the house of Smt. Gyanmati Devi s house 

approaching road to the NH - 30 up to the Anil prihar house at the four road 

junction . 
EAST . From Anil prihar house at the four road junction up to the approaching road 

: towards Ghodabahar nala pool at NH - 30 . 
SOUTH . From NH -30 Ghodabahar nala s pool to choker marg and choker s marg 

adjoining point to Ghodabahar nala pool. 
WEST . From Ghodabaharnala pool at Choker marg to four road junction near the 

Gyanmati devi s House at Choker marg . 


WARD NO . 05 MAHARANI LAXMIBAI WARD 


NORTH 


EAST 


From Nagar Panchayat Bastar to Ghodabahar nala pool at choker marg to 
opposite direction of nala to Ghodabahar nala at NH - 30 . 
From Ghodabahar nala pool at NH - 30 via NH 30 from devurgaon chowk up to 
border of village Takraguda and Nagar Panchayat Bastar to ward Takraguda 
marg . 
From Takraguda marg at border of Bhatpal towards of Bhatpal at chowker marg 
towards village Bhatpal and village Bhond trikuti . 
From village Bhatpal and village Bhond trikuti to towards North Ghodabahar 
nala pool in chowker marg. 


SOUTH 


WEST 


SOTTA" 


176143 , farlich 16 FJA 


2019 


808 ( 7 ) 


WARD NO .06 BHAGAT SINGH WARD 


NORTH 


EAST 


1 


From east of Ghodabahar nala Pool at NH - 30 alongside of nala uoto the 
graveyard between the Bhaluguda para and koliyapara to Muktidham . 
From Bhaluguda para and koliyapara Center via khasra No. 821/ 116 in the road 
of karlakonta marg towards village parchanpal kacha road upto border of Nagar 
Panchayat Border. 
From the border on the Nagar panchayat bastar and village takraguda at the kacha 
mark approaching to prchanpal toward west upto the takraguda mark . 
At the border of Nager panchayat bastar and village Takraguda via village 
Takraguda approaching marg at NH - 30 upto deurgaon chowk, and from 
deurgaon chowk NH - 30 to the ghodabahar nala pool. 


SOUTH 


WEST 


WARD NO .07 MAHADEV WARD 


. NORTH 


EAST 


From bharvapadar to at ghodabahar nala pool to words adjoining point of 
navaguda approaching road from Bharvapadar and bakawand road by reaching 
bakawand road upto the last point of nagar panchayat and border of belguda 
Border. 
From border of Belguda at end point at bakawand marg while going East border 
adjoing point of East and South point of nagar panchayat to the trikuti of 
takraguda and mongrapal. 
From the trikuti of mongrapal and takraguda at border of adjoining point of South 
border to Parachanpal road from kaccha road . 
From wite in the Southen border of town the kacha marg approaching to 
parchanpal at takraguda towards anorth crossing the karlakonta marg via khasra 
no . 821/ 116 towards, graveyrard between belguda and koliyapara , toward 
ghodabahar nala pool at the road reaching bharvapader and navaguda . 


SOUTH - 


WEST 


WARD NO .08 PRAVEER CHADRA BHANJ DEV WARD 


NORTH 
EAST 


SOUTH 


From besrapal road to border Besrapal and Nagar panchayat upto Reserve Forest. 
via border line of Resarve forest to border Belguda and Nagar panchayat up to 
Bakawand Marg . 
from border of Belguda and Nager Panchayat toward , west toward s tirath at 
adjoining point of Navaguda and Bakawand Marg towards , south Navaguda . : 
chowk , and from here to tiraha at adjoining point of Bakawand marg through 
Barwapader marg . 
in Bharvapader marg three road junction at Bakawand marg to via Besrapal 
marg and nagar panchayat Bastar Border . 


WEST 


808 (8 ) 


ESTIMATE 1848 , fatich 16 ZMITE 2019 


WARD NO . 09 - INDIRA WARD . 


NORTH . 


EAST 


From the pool Near to graveyard in the way of Karitarai-Retawand Include 
khasara no . 211, 222 , 223 , 224 , 227 , 228 , 229 , 233 , 686 , 687 , 688 , 689 and 
While going along the southern Border of Reserve forest upto the adjoining 
point of Besrapal marg and Border of Reserve Forest near the Forest munara . 
Form the abjoining point of Besrapal marg and border of Reserve Forest near 
the forest munaraa to the abjoining point of three road junction of Besrapal and 
Bakawand marg at Bharwapadar. 
Form the abjoining point of three road junction of Besrapal and Bakawand marg 
at Bharwapadar towards East in the way of Bakawand upto the Retawand three 
road junction . 
From the abjeoining point of Bakawand and Retawand upto the khasra no . 211 
near pool of graveyard karitarai para near muktidham . 


SOUTH - 


WEST 


WARD NO . 10 MATA GANGA DAI WARD 


NORTH 


EAST - 


From adjoining point aof NH -30 and Pujaripara near the s .b .i.bank three road 
junction and adjioining point of Pujaripara and Bakawand road three road 
junction and up to Bharvapadar -navaguda marg three road junction at road 
junction at Bakawand Road . 
Reom three road junction of Bakawand rpoad and Bharwapadar approaching 
road to Ghodabahar nala pool. 
From pool of Ghodabahar nala via West to the Ghodabahar nala pool at NH43 . 
From Ghodabahaer nala pool at NH - 30 upto three road junction near the state 
bank of approaching road of Pujaripara at NH - 30 . 


SOUTH - 
WEST 


WARD NO . 11 AMBEDKAR WARD . . 


NORTH - 


EAST 


From Bhatipara chowk going toward Bakawand marg upto the three junction of 
Bakawand marg and Pujaripara marg . 
From Three road junction of Bakawand marg and Pujaripara marg going toward 
South -East mata Gangadai temole approaching road upto three road junction 
near Anturam Kashyap s House . 
From mata Gangadevi Temple approaching road uopto three road junction near 
Anturam Kashyap s house toward west near Bhond tarai talab . 
From three road junction near Bhondb tarai talab via weekly market upto the 
Bhatipara chowk. 


SOUTH - 


WEST - 


WARD NO .12 LAL BAHADUR SHASTRI WARD 


NORTH 


From house of Pardesiram sahu at NH43 via C .C road approaching to Bhatipara 
upto the Bhatipara chowk. 
From Bhatipara Chowk via weekly market upto the three road junction near 
Bhond tarai . 


EAST 


EITHE TG47, ferito 16 TME 2019 


808 ( 9 ) 


SOUTH - : 


From three road junction near Bhond tarai to the three road junction near 
Hussain s House at NH -30 . 
From three road junction near Hussain s House at NH - 30 upto Pardesi ram sahu 
aloạn NH -30. 


WEST 


WARD NO .13 SHIVA JI WARD 


NORTH 


EAST- 


Along side of Bagbhara approaching three road junction form NH - 30 Near the 
Anganbadi toward the primary school via Bhansagar jalashay khasara 
no . 160 ,248 ,249 ,250 ,251, 166 , 167 ,up to Retawand marg . 
Form the adjoining point of khasara no . 167 Ratawand Road toard s south to the 
three road junction of Retawand and Bakawand and adjoining point. 
Form the three road junction of Retawand and bakawand adjoining point toward 
west via bhatipara chowk crossing the mela parisar upto three road junction 
Near Tikamchand Sahu House in Fornt of police chowki at NH - 30 . 
From the three road near the Tikamchand Sahu house NH - 30 towarda Raipur 
along NH - 30 upto three road junction approaching road Baghbahar . 


SOUTH 


WEST 


WARD NO . 14 SHAYAMA PRASAD MUKHSRJI WARD 


NORTH 


EAST 


from near to border Nagr Panchayat and village Balenga at the miles tone 276 / 2 
NH 30 . towards the East of the Navaguda approaching road . 
from the Navaguda approach road at the Nagar Panchayat Bastar and village 
Balenga toward south upto matlipara three road junction at the approach road 
from matlipara to karitarai. 
from matlipara three road at karitarai approaching road via Bagbahar primary 
school and Anganbadi up to Bagbahar three road junction at NH - 30 . 
from Bagbahar three road junction Near NH -30 to Border of Nager Panchayat 
Bastar and Balenga at male stone 278 / 8 of NH - 30 . 


SOUTH 


WEST 


WARD NO . 15 SUBHASH CHANDRA BOSH WARD 


NORTH - 


EAST 


SOUTH 


From Navaguda marg at Border of Nager panchatyat Bastar and village Balenga 
via Retawand Border upto the approach road of Bastar to Besrapal. 
from Border of Besrapal at approach road of Nagar panchayat Bastar to Besrapal 
toward south upto the resarve forest munara at Besrapal road . 
from the Resarve forest munara at Besrapal road at khasra 
No.689,688 ,687 ,686 ,233 , 229 , 228227 , 224 ,223 ,222 , 211 ,to pool and pool to 
Retawand road toward south to khasra No . 167 , 166 ,251 ,250 ,249 ,248 , 160 and 
toward North Via Bhansagar Talab primary school Baghbahar . 
from primary school Bagbahar via matlipara three road junctionup to Border of 
Nagar Panchayat Bastar and village Balenga at Navaguda marg . 


WEST 


By order & In the name of Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA , Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


